निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


25 पौष 1931 ( श ० ) 
पटना , शुक्रवार , 15 जनवरी 2010 


( सं o पटना 41 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

8 जनवरी 2010 
सं 0 8 / पी 3-09 / 2009-80 - जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 3998 , दिनांक 
12 अक्तूबर 2009 के क्रमांक -244 द्वारा श्री राम प्रवेश सिंह, नवप्रोन्नत सहायक अभियंता ( असैनिक ), आई0 डी 0 - जे 0 
4979, गृह ज़िला - पूर्वी चम्पारण, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, दीघा को मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, 
भागलपुर के परिक्षेत्राधीन सिंचाई अवर प्रमंडल -5, गरही के पद पर पदस्थापित किया गया था , परन्तु श्री सिंह से 
प्राप्त अभ्यावेदन एवं उनके अस्वस्थता के मद्देनजर विचारोपरांत मुख्य अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण, खगौल, पटना में 
सहायक अभियंता के पद पर उप निदेशक , प्रमंडल सं0-1, खगौल , पटना के कार्यालय में पदस्थापित किया 
जाता है । 
यह आदेश तात्कालिक रूप से प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

श्रीकृष्ण श्रीवास्तव, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 41-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


